रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3-— Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 401 
No. 40 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 11 , 2011 / पौष 21 , 1932 
___ NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF EARTH SCIENCES 


NOTIFICATION 


पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, (6 जनवरी, 2011 
का . आ . 41( अ). - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के 
उप -नियम ( 4 ) भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीन जो पृथ्वी 
विज्ञान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है , निम्नलिखित कार्यालयों 
को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है , अर्थात् : 

(1 ) निदेशक प्रभारी , हाईड्रोजन गैस फैक्ट्री , बुन्दू कटरा , 

ग्वालियर रोड , आगरा - 282001 ( उत्तर प्रदेश ) 
( 2 ) निदेशक , रेडियो सौंदे/रेडियो पवन वेधशाला, भारत 

मौसम विज्ञान विभाग , पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस , 

पटियाला -147002 ( पंजाब ) 
( 3 ) निदेशक , मौसम कार्यालय , न्यू ए. टी . आई. एस. 

कॉम्पलेक्स , निकट टर्मिनल - II, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 
हवाई अड्डा, पालम , नई दिल्ली - 110037 


New Delhi, the 6th January, 2011 
S .O . 41( E ).- In pursuance of sub - rule (4 ) of Rule 10 
of the Official Language (Use for Official Purposes of the 
Union ), Rules, 1976 , the Central Government hereby 
notifies the following offices, under the India 
Meteorological Department, a subordinate office of the 
Ministry of Earth Sciences,whereofmore than 80 per cent staili 
have acquired working knowledge of Ilindi, nainely : 

(1) Director Incharge , Hydrogen Gas Factory, 

Bundu Katra, Gwalior Road, Agra -282001 
(Uttar Pradesh ) 


(2) Director. Radio Sonde Radio Wind 

Observatory, India Meteorological 
Department , Punjabi University Campus , 
Patiala - 147002 ( Punjab ) 


(3) Director, Meteorological Office, New ATIS 

Complex , Near Terminal- I1, Indra Gandhi 
InternationalAirport, Palam , New Delhi- 110037 


2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त 
होगी । 


2 . This notification shall come into force from the 
date ofpublication in the Official Gazette , 


[ F. No. Mo ) [) 129: 2006 - OLI 


[ फा . सं. मविमं /1/ 29 / 2006 - राजभाषा ] 

डी. पी . सिंह , संयुक्त सचिव 


D . P. SINGH, Jt. Secy . 


83 (612011 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mavapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


